निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 ज्येष्ठ 1938 ( श0 ) 
( सं0 पटना 499) पटना , शुक्रवार , 17 जून 2016 


वित्त ( अंकेक्षण) विभाग 


- - - 


कार्यालय आदेश 

9 जून 2016 
सं० अंस्था0 (11 ) - 01 / 2016 – 43 / विo , अंo — अंकेक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा - 2007 
(विज्ञापन संख्या - 2407 ) के परीक्षाफल के आधार पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग , पटना द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित 
सफल अभ्यर्थियों को " अंकेक्षक " के पद पर पे बैंड रू0 5200 - 20200 / - ग्रेड पे - 2800 / - में समय समय पर राज्य 
सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ परीक्ष्यमान अंकेक्षक के रूप पूर्णतः औपबन्धिक रूप 
से नियुक्त किया जाता है : 


क्र०सं० । अभ्यर्थी का नाम । 


पिता / पति का 


स्थायी पता 


अनुक्रमांक मेघा क्रमांक 


- जन्म तिथि । अभ्युक्ति 


आरक्षण 
कोटि 


नाम 


श्री संजय कुमार | स्व० महेन्द्र प्रसाद 


211 


211 


अनु० जाति । 05 .02 .1971 


श्री मंत लाल 
रजक 


श्री सुभाष चन्द्र 
रजक 


217 


अनु० जाति 


10.05 .1984 


3 


श्री सुनील कुमार | श्री रामचन्द्र राम 


ग्राम – केसोपुर , 
थाना + पो० - तेल्हाड़ा, | 12026398 
जिला - नालन्दा 
ग्राम - इसमाइलपुर , 
नीजटोला, थाना + पो० 
- इसमाइलपुर, जिला | 10221772 
- भागलपुर , - 

853205 
ग्राम + पोस्ट – बी० 
कैथी, थाना - 

11724123 
कच्छवाँ, जिला - 
रोहतास, – 821309 
ग्राम + पोस्ट - मनरिया, 
थाना – सहियारा , 

11925359 
जिला – सीतामढ़ी, - 

821310 
ग्राम + पोस्ट – बॉक, 
थाना – अकौढ़ी, जिला | 11221128 
- रोहतास - 821301 


228 


| अनु० जाति । 12.06. 1979 


4 


श्री सतीश कुमार | 

र | श्री भदई राम 
राम 


235 


| अनु० जाति | 09.09. 1983 


श्री कलेन्द्र कुमार | श्री भिखारी राम 


5 


240 


___ 240 


अनु० जाति 


राम 


28 .03.1985 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 17 जून 2016 
क्र०सं० । अभ्यर्थी का नाम । पिता / पति का 

स्थायी पता अनुक्रमांक | मेघा क्रमांक 
नाम 


आरक्षण 


| जन्म तिथि 


अभ्युक्ति 


कोटि 


5 


6 


श्री प्रभात कुमार । 
रजक 


श्री मन्नू रजक 


11623863 


243 


अनु० जाति । 11.04 .1984 


| श्री शिवेश कुमार 


श्री जय करण 
दास 


11925119 


251 


अनु० जाति | 11.12. 1982 


8 


श्री मुकेश कुमार | श्री भुट्टो पासवान 


ग्राम - मकसुसपुर , 

घोबी टोला, पो० 
मुगेर, थाना – कासिम 
बाजार, जिला – मुंगेर 

– 811201 
ग्राम - लालू चक 

( अंगारी), पो० 
ईशाकचक , थाना - 
लोदीपुर, जिला - 

भागलपुर 
ग्राम – जवारीपुर, 
पो० - तिलकामांझी , 
थाना – तिलकामांझी , 
जिला - भागलपुर - 

812001 
ग्राम – कन्हौली 
अजरकवे मठ, पो० 

रमना, थाना - 
मिठनपुरा, जिला - 

मुजफ्फरपुर 
ग्राम - कडवामारन , 
पोस्ट - खरना , थाना 
चान्दन, जिला - बॉका 

- 811316 


11523043 


254 


अनु० जाति | 02.03. 1981 


श्री जितेन्द्र 


9 


श्री सुखारी राम 


11925710 


255 


अनु० जाति | 16. 06.1982 


कुमार 


10 


श्री अरूण कुमार 
दास 


स्व० सहदेव दास 


11623780 


_ 263 


263 


अनु० जाति । 10.05 .1981 


श्री कृष्णा कुमार | श्री बीरा राम 


11 


ग्राम + थाना - अगरेर, 

पोस्ट - खरारी, 
जिला- रोहतास - 

802215 


11220608 


264 


05. 01. 1980 


राम 


12 


श्री कमलेश 
कुमार 


स्व0 बुलाकी राम 


11221098 


265 


अनु० जाति | 03.03. 1979 


13 


श्री उपेन्द्र कुमार | श्री गणेश प्रसाद 


12026113 


220 


अत्यंत 
पिछड़ा वर्ग 


21.02. 1980 


14 


श्री विन्ध्याचल 
प्रसाद 


| श्री शंकर दयाल 
प्रसाद 


10726625 


223 


अत्यंत 
पिछड़ा वर्ग 


08.05. 1981 


| श्री सुधीर कुमार 


श्री सत्य नारायण 
लाल दास 


11220719 


224 


ग्राम – बैरबोना, 
पोस्ट - सिसवार , 
थाना - खुटौना, 
जिला - मधुबनी - 

847409 
ग्राम – सादपुरा 
जानकीपुरम, पोस्ट 
रमना, थाना - काजी 
मोहम्मदपुर, जिला 
मुजफ्फपुर - 842002 
ग्राम + पोस्ट - मुगाँव, 
थाना - कोरानसराय , 
जिला- बक्सर - 

802126 
ग्राम – बंगाली टोला , 

वार्ड नं० - 25 , 

पोस्ट + थाना 
फारबिसगंज जिला 

अररिया - 854318 
ग्राम + पोस्ट + थाना 
- दरिहट , जिला 
रोहतास – 821306 
ग्राम - नोनिया टोली 
लाल बाजार, पोस्ट + 

थाना – बेतिया, 
जिला - पश्चिमी 
चम्पारण – 845438 
ग्राम - तुर्की, पोस्ट - 

बारवे, थाना - 
दरियापुर, जिला 

सारण - 841219 
ग्राम - कोथवॉ, पोस्ट + 

थाना - खगौल, 
जिला - पटना - 

801105 


अत्यंत 
पिछड़ा वर्ग 


15.12. 1981 


श्री अनिल कुमार | श्री कपिलदेव सिंह 


16 


229 


10121131 


सिंह 


अत्यंत 
पिछड़ा वर्ग 


04.03. 1982 


| श्री दीपक कुमार | श्री शंकर कुमार 
वर्मा 

वर्मा 


11120455 


230 


अत्यंत 
पिछड़ा वर्ग 


06.09.1983 


18 


| श्री मणि भूषण 


श्री शंकर शर्मा 


11422124 


234 


अत्यंत 
पिछड़ा वर्ग 


05.01. 1982 


19 


श्री अमित कुमार 


श्री अरूण कुमार 
प्रसाद 


11120018 


238 


अत्यंत 
पिछड़ा वर्ग 


15.12. 1981 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 17 जून 2016 


क्र०सं० । अभ्यर्थी का नाम । 


स्थायी पता 


पिता / पति का 

नाम 


अनुक्रमांक | मेघा क्रमांक 


जन्म तिथि । अभ्युक्ति 


आरक्षण 
कोटि 


6 


7 


20 


श्री मो० फिरदौस | मो० महमुद आलम 


11321864 


241 


अत्यंत 
पिछड़ा वर्ग 


11.08. 1982 


21 


श्री संतोष कुमार | स्व० वसंत प्रसाद 


ग्राम - मटियारा, पोस्ट 
- भोजपट्टी, थाना - 
सराय, जिला - वैशाली 
___ - 844125 
ग्राम - बेलदारी टोला , 
नूतन नगर, पोस्ट - 
प्रधान डाकघर गया , 

थाना – सिविल 
लाइन्स गया, जिला 

गया - 823001 
ग्राम + पोस्ट + थाना 
- पंडारक , जिला 
पटना – 803221 


11422094 


244 


अत्यंत 
पिछड़ा वर्ग 


02. 01.1980 


22 


श्री विनय कुमार | श्री दुर्गा ठाकुर 


11321223 


248 


अत्यंत 
पिछड़ा वर्ग 


16.03. 1972 


23 


श्री भोजराज 
प्रसाद 


श्री तालकेश्वर 
प्रसाद 


ग्राम - मानपुर पेहानी, 

पोस्ट + थाना - 
बुनियादगंज, जिला 
गया - 823003 


11925868 


252 


अत्यंत 
पिछड़ा वर्ग 


02. 11. 1981 


श्री विजेन्द्र कु० 


अत्यंत 


24 


| स्व० अशर्फी राय 


ग्राम - नया टोला 
मुंदीचक गुमटी नं0 -1, 
पोस्ट - भागलपुर , 
थाना – कोतवाली, 
जिला - भागलपुर - 

812001 


11623670 


256 


राय 


पिछडा वर्ग | 10. 09. 1981 


25 


श्री मृत्युंजय 
कुमार 


श्री शिव शंकर 
मंडल 


ग्राम + पोस्ट – बेलाही 

नीलकंठ, थाना - 
रून्नीसैदपुर, जिला 
सीतामढ़ी - 843311 


12026278 


259 


अत्यंत 
पिछड़ा वर्ग 


09.03. 1985 


26 | श्री मनोज कुमार | श्री ललन प्रसाद 


ग्राम + पोस्ट - करमा , 

थाना - सूर्यपुरा, 
जिला - रोहतास , 


11321357 


260 


अत्यंत 
पिछड़ा वर्ग | 


26.12.1976 


27 | श्री पंकज कुमार 


श्री राम चन्द्र 
प्रसाद 


11723948 


239 


पिछड़ा वर्ग | 10.01 . 1984 


ग्राम - हरीशचंद 
स्टेडियम रोड उत्तर , 

पोस्ट + थाना - 
नवादा, जिला - नवादा 

- 805110 
ग्राम - धरहरा, पोस्ट 
+ थाना – दरिहट , 
जिला - रोहतास - 

821306 


श्री नारद प्रसाद 


28 


सुश्री वीणा दत्त 


12127046 


266 


31. 10 . 1974 


गुप्ता 


2. बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण हेतु बिहार सरकार द्वारा समय - समय पर प्रतिपादित नियम / 

अधिनियमों से यह नियुक्ति प्रभावित होगा । 
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक - सह - मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य 

प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । 
4 . योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा – पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । 
5 . योगदान के समय अभ्यर्थियों को आरक्षी अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । 
6. भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण पत्र / अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पायी जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी 

बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कानूनी कारवाई भी की जायेगी । 
7. बिहार पेंशन ( संशोधन ) नियमावली – 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं० - 1964 दिनांक 31.08 .2005 

एवं 768 दिनांक 03. 07 .2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 17 जून 2016 
8. यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पूर्णतः औपबंधिक होगी । क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई के 

थाना कांड सं० - 23 / 2012 के अंतिम फलाफल से यह प्रभावित होगा । 
9. अभ्यार्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने / योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने – जाने के लिये कोई यात्रा भत्ता 

देय नहीं होगा । 
10 . अभ्यार्थियों का चरित्र एवं पूर्व वृत सत्यापन प्रपत्र प्राप्ति की दशा में प्रतिकुल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा 

बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी । 
11. अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि आदेश निर्गत होने की तिथि से 30 (तीस ) दिनों के अन्दर निश्चित रूप से 

अपना योगदान अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करना होगा, अन्यथा निर्धारित अवधि के पश्चात् योगदान स्वीकार 

नहीं किया जायेगा । 
12. प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटो युक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है, ( परिशिष्ट - 1 संलग्न) । 
अभिप्रमाणित फोटो युक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा । 

आदेश से, 
अवधेश कुमार, 
मुख्य लेखा नियंत्रक । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 499 - 571 + 20 - डी0टी0जी0I 

Website: http :// egazette. bih. nic .in 


